D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 आश्विन 1936 ( श०) 
संख्या 478 राँची ,बुधवार 

24 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प/ शुद्धि पत्र 


19 सितम्बर, 2014 


संख्या -5/ आरोप-1-442 / 2014 का .-9466 --विभागीय संकल्प संख्या 9252 , दिनांक 
12 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री नेलसन नियोन बागे, झा०प्र०से०, को इनके भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
मधुपुर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु निन्दन की सजा दी गयी है । 


उक्त संकल्प की कंडिका-5 में टंकण भूलवश श्री बागे के स्थान पर श्री तिर्की अंकित हो 
गया है । कृपया इसे इस प्रकार पढ़ा जाय : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 24 सितम्बर , 2014 


श्री बागे को निन्दन की सजा दी जाती है । 


उक्त संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 478 – 50 


